निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना पटना, मी भाद्र 193A CAOPore 


29 भाद्र 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 678 ) पटना, सोमवार , 20 सितम्बर 2010 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

16 सितम्बर 2010 
सं0 निग / सारा - 1 - 85 / 2000 – 13759 ( एस ) – श्री रामदयाल सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ 
प्रमंडल संख्या 1 , जहानाबाद, को पथ प्रमंडल संख्या 1, जहानाबाद के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता 
के लिए अधिसूचना संख्या 7366 (एस ), दिनांक 23 अगस्त 1999 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक 
8559 , (एस ) दिनांक 01 दिसम्बर 2000 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी । श्री सिंह को 
अधिसूचना संख्या 1931, दिनांक 08 मार्च 2002 द्वारा सेवा - निवृत्ति की तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2001 से निलंबन 
से मुक्त किया गया । 

श्री रामदयाल सिंह का दिनांक 18 मार्च 2004 को निधन हो जाने के कारण सरकार के निर्णयानुसार इनके 
विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप 
में विनियमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0 ) / - अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 678- 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


